रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 28 , 2019 / आषाढ़ 7 , 1941 
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 2019 /ASHADHA 7 , 1941 


सं . 1999] 
No. 1999 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 27 जून , 2019 
का . आ . 2213( अ). — केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा ( 1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय , सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का . आ . 5294 , 
तारीख 15.10. 2018 जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग 2, खण्ड 3, उपखंड ( ii) तारीख 15.10. 2018 में प्रकाशित की 
गई थी , द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH - 552 विस्तार के कि . मी . 238 + 950 से कि . मी . 291 + 805 
तक (मुरेना - अम्बाह-पोरसा- रोड़ ) के लिए भूखण्ड के निर्माण , ( चार लेन का बनाने / चौड़ा करने ) अनुरक्षण, प्रबंधन और 
प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन द पायनियर में बुधवार 
09 जनवरी 2019 और दैनिक भास्कर में सोमवार 14 जनवरी 2019 को प्रकाशित किया गया था ; 


और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ; 


या 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


3202GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-552 विस्तार के कि . मी . 238 + 950 से 291 + 805 कि . मी . तक 
( मुरेना -अम्बाह-पोरसा- रोड़) के लिए भूखण्ड के निर्माण, के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित 

भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


राज्य का नाम: मध्य प्रदेश 

जिले का नाम : मुरैना 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति भूमि का क्षेत्रफल 
संख्या 

( हेक्टेयर में ) 
2 3 4 5 


5 


6 


तालुक का नाम: अम्बाह 


गांव का नाम: बरेह 


2180 / 1 
2180/ 2 


| निजी 


सिंचित 


0. 03 


रामभरोषी पुत्र मुकुटसिंह जाति ठाकुर 
निवासी ग्राम हाथी का पूरा भूमि स्वामी 
( 2180 / १ ) 


2180 / 1 


2 


निजी 


सिंचित 


0 . 01 


भगवानदेही पत्नी रामभरोषी जाति ठाकर 
|निवासी ग्राम हाथी का पूरा भूमि स्वामी 
( 2180/ २ ) 


2180 / 2 


2309 


निजी 


सिंचित 


सिंचित 


०.०० 


0 . 01 


निजी 
| सरकारी 


कमलेश पुत्र देवीप्रसाद जाति ब्राह्मण 
निवासी ग्राम भूमि स्वामी 
( २३०९ ) 


| 2389 


सरकारी 


रास्ता 


रास्ता 


0.01 


शासकीय 
( २३८९ ) 


12390 


निजी 


15 2390 


निजी 


सिंचित 


0 . 01 


सिंचित 


0.01 


राधेश्यामसिंह सीताराम ओमवीर पुत्रगण 
लज्जारामसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम 
भूमि स्वामी 
( २३९० ) 


2393 


निजी 


सिंचित 


0 . 03 


नारायण सिंह, मानसिंह, राजवीर सिंह , 


[ भाग II - खण्ड 


3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


मंगल सिंह, मुकेश सिंह, विजय सिंह , 
रणजीत सिंह पुत्रगण भगवान सिंह समान 
भाग जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमि 
स्वामी 
( २३९३ ) 


गांव का नाम : दिमनी 


71132 


| 1132 


निजी 


निजी 


सिंचित 


सिंचित 


०.11 


0 . 11 


शारदादेवी बेवा नहारसिंह, रामविलास 
मनोजसिंह पुत्रगण नहारसिंह स. भाग 1/ ५ 
गिरिजादेवी बेवा बहादुरसिंह जनवेदसिंह 
मेहताबसिंह पुत्रगण बहादुरसिंह विद्यादेवी 
पुत्री बहादुरसिंह स . भाग 1/ ५ रामबक्स 
पुत्र छोटेसिंह 1/ ५ वीरेन्द्रसिंह महेंद्रसिंह 
लालसिंह पुत्रगण रामचन्द्रसिंह स. भाग 
1/ ५ लालसिंह पुत्र रामचन्द्रसिंह 1/ ५ 
जाति ठाकुर नि . ग्राम भूमि स्वामी 
(११३२ ) 


__ 


1133 


सरकारी 


नाला 


शासकीय 
( ११३३ ) 


सरकारी 


पुल सड़क 


0. 28 


शासकीय 
( ११३७ ) 


1146 


सरकारी 


बिहह 


0.13 


शासकीय 
(११४६ ) 


सरकारी 


शासकीय 
(१२३७ ) 


12 176 


|| 176 


निजी 


निजी 


सिंचित 


सिंचित 


10. 01 


0.01 


वीरेन्द्र पुत्र भारतसिंह प्रेमीदेवी पुत्री 
भारतसिंह स . भाग 2/ ३ रामप्रताप उर्फ़ 
गुड्डू रामकिशोर उर्फ पंडित 6/ ९ व. फु . 
रामबहादुर उर्फ भूरा पुत्रगण वीरेन्द्रसिंह 
जाति ठाकुर कमलाबाई पत्नी रामस्वरूप 
जाति गोस्वामी २२५० व. फु. नि . ग्राम 
दिमनी भूमि स्वामी 
( १७६ ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] | 


||13 || 177/2 


निजी 


सिंचित 


0.01 


वीरेन्द्र पुत्र भारतसिंह प्रेमीदेवी पुत्री 
भारतसिंह स . भाग 2/ ३ रामप्रताप उर्फ 
गुड्डू रामकिशोर उर्फ पंडित रामबहादुर 
उर्फ भूरा पुत्रगण वीरेन्द्रसिंह स. भाग 1/ ३ 
जाति ठाकुर नि . ग्राम दिमनी भूमि स्वामी 
( 177 / २ ) 


14 75971 


| 759/ 1 


निजी 


निजी 


सिंचित 


सिंचित 


0.04 


0 .04 


म. शांतिदेवी बेवा केदारसिंह संदीपसिंह 
रंजीतसिंह पुत्रगण जाति ठाकुर 
(759/ १ ) 


|| 759/ 2 


निजी 


सिंचित 


0 . 05 


श्यामसुन्दरसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति 
ठाकुर 
( 759 / २ ) 


|| 16 | 765 


निजी 


सिंचित 


10 .03 


गंगासिंह उर्फ धाधुसिंह पुत्र रुंधोरसिंह । 
भाग 1/ २ केशवसिंह पुत्र रामरूपसिंह भाग 
1/४ शिवशंकर श्रीकृष्ण भीमसेन पिता 
बनवारी रामस्नेही बेवा बनवारी स . भाग 
1/ ४ जाति ठाकुर नि . ग्राम भूमि स्वामी 
( ७६५ ) 


गांव का नाम : रानपुर 


17 


117 


117 


सरकारी 


सरकारी 


नहर 


नहर 


0.1 


शासकीय 
( ११७ ) 


गांव का नाम : थरा 


||181870 


निजी 


|सिंचित 


0.01 


महेन्द्र सिंह , गोपाल सिंह पुत्रगण भोगीराम 
सिंह हि . 1/ ९ अजयपाल , अश्विनी , 
मृगेन्द्रसिंह, शेरसिंह पुत्रगण रामसिंह स . 
भाग 1/६ त्रिवेणी बेवा विक्रमसिंह , 
विजेन्द्रसिंह, कृष्णपालसिंह, संजय , 
राघवेन्द्र पुत्रगण विक्रमसिंह स. भाग 1/ ६ 
अरविन्द पुत्र राजेन्द्र सिंह हि . 1/ ६ स . 
भाग रामनिवास पुत्र लज्जाराम हि . 1/ ६ 
स . भाग, धर्मेन्द्र सिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह, 
राजकुमारी बेवा नरेन्द्रसिंह हि. 1/१८ 


[ भाग II - खण्ड 3( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


भाग विमलादेवी बेवा गजेन्द्रसिंह, आशीष , 
अजित , अभिमन्यु , धनंजय पुत्रगण 
गजेन्द्रसिंह , रूचि पुत्री गजेंद्र स. भाग 1/ ६ 
जाति ठाकुर नि. ग्राम भूमि स्वामी 
( १८७० ) 


19 1871 


|| 1871 


निजी 


निजी 


सिंचित 


सिंचित 


0.03 


0 . 03 


रामनिवास पुत्र लज्जाराम 1/ ३ विमला 
देवी बेवा गजेन्द्र सिंह आशीष अजीत 
अभिमन्यु धनंजय पुत्रगण गजेन्द्र रूचि पुत्री 
गजेन्द्र हि . 1/ ३ रामकली बेवा लक्ष्मण 
मिथिलेश पुत्री लक्ष्मण जाति ठाकुर 
( १८७१ ) 


कुल 


1.04 


[ फा . सं . CE- RO BPL/ 30010/05/ 2017- 18/3A4/3D4 ] 


राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 27th June , 2019 


S .O . 2213 (E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping Road 
Transport and Highways, Department of Road Transport And Highways number S . O . 5294 dated 15 . 10 .2018 published 
in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3, Sub -section (ii) issued under sub -section (1 ) of section 3A of the 
National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its 
intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for (Widening/ Four- Laning , 
etc.) Maintenance, management and operation of NH -552 Ext. on the stretch of land from Km 238 + 950 to 
291 + 805 K .m . in (Morena-Ambah -Porsa -Road ) in the state of MADHYA PRADESH 


And whereas the substance of the said notification has been published in " The Pioneer ” 09 January 
2019 Wednasday; & Dainik Bhaskar 14 January 2019 Monday; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act; 

And whereas no objections has been received From Any person By The Competent Authority; 
Or 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent authority ; 


And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the Said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act , the CentralGovernment hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances, 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii ) 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from 
km . 238 + 950 to 291 + 805 km . (Morena- Ambah -Porsa -Road ) of the NH -No. 552 Ext. in the district of 

Morena in the state of MADHYA PRADESH 


State : MADHYA PRADESH 

District: MORENA 
Survey Type of Land Nature of Land | 
Number 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner/Interested 

Person 
Part Survey No: 


Taluk : Ambah 


Viilage : Bareh 


|2180 / 1 2180 / 2 


|Private 


irrigated 


0.03 


Rambharoshi Putra Mukutsingh Jati 
Thakur Niwasi Gram Hathi Ka Pura 
Bhoomi Swami 
2180 /1 


||2180 / 1 2180/ 2 


|| Private 


irrigated 


10.01 


Bhagwandehi Patni Rambharoshi Jati 
Thakur Niwasi Gram HathiKa Pura 
Bhoomi Swami 
2180 / 2 


2309 


Private 


irrigated 


10.01 


Kamlesh Putra Deviprasad Jati Brahman 
NiwasiGram Bhoomi Swami 
2309 


2389 


Government 


||rasta 


rasta 


0.01 


Govt. 
2389 


2390 


Private 


irrigated 


0 .01 


Radheshyamsingh Sitaram Omveer 
Putragan Lajjaramsingh Jati Thakur 
Niwasi Gram Bhoomi Swami 
2390 


2393 


Private 


irrigated 


0 .03 


Narayan Singh ,Mansingh , Rajveer 
Singh ,Mangal Singh , Mukesh Singh , 
Vijay Singh , Ranjeet Singh Putragan 
Bhagwan Singh Saman Bhag Jati Thakur 
Niwasi Gram Bhoomi Swami 
2393 


Viilage : Dimani 


| 


| 1132 


1132 


Private 


Private 


irrigated 


0 .11 


Shardadevi Bewa Naharsingh , Ramvilas 
Manojsingh Putragan Nahar singh S . 
Bhag 1/5 Girijadevi Bewa Bahadursingh 
Janvedsingh Mehtabsingh Putragan 
Bahadursingh Vidhyadevi Putri 
Bahadursingh S . Bhag 1/5 Rambakas 
Putra Chhotesingh 1/5 Virendrasingh 
Mahendrasingh Lalsingh Putragan 
Ramchandrasingh S . Bhag 1/5 Lalsingh 
Putra Ramchandrasingh 1/5 Jati Thakur 
Ni. Gram BhoomiSwami 
1132 


[ 911 II - 005 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1133 


Government 


nala 


0 . 02 


Govt. 
1133 


|| 1137 


Government 


pull sadak 


10 .28 


Govt . 
1137 


|| 1146 


Government 


behad 


||0 . 13 


Govt. 
1146 


1237 


Government 


||nadi 


l| nadi 


10. 11 


0 . 11 


Govt. 
1237 


| 12 


Private 


176 


176 


Private 


0 .01 


irrigated 


Virendra Putra Bharatsingh Premidevi 
Putri Bharatsingh S . Bhag 2/3 Rampratap 
urf Guddu Ramkishore urf Pandit 6 / 9 V . 
Phu . Rambahadur urf Bhoora Putragan 
Virendrasingh Jati Thakur Kamlabai 
Patni Ramswaroop Jati Goswami 2250 
V . Phu. Ni. Gram Dimani Bhoomi 
Swami 
176 


| 13 | 177 /2 


Private 


irrigated 


0.01 


Virendra Putra Bharatsingh Premidevi 
Putri Bharatsingh S . Bhag 2 /3 
Rampratap Urf Guddu Ramkishore urf 
Pandit Rambahadur urf Bhoora Putragan 
Virendrasingh S . Bhag 1/3 Jati Thakur 
Ni. Gram Dimani Bhoomi Swami 
177 /2 


||759/1 


Private 


irrigated 


10 .04 


0 .04 


M . Shantidevi Bewa Kedarsingh 
Sandeepsingh Ranjeetsingh Putragan Jati 
Thakur 
759/ 1 


||759/2 


Private 


irrigated 


10.05 


Shyamsundersingh Putra Sardarsingh Jati 
Thakur 
759 /2 


16 ||765 


Gangasingh Urf Dhadhusingh S /o 
Randhore Singh Part 1/2 Keshavsingh 
S /o Ramroopsingh Part 1/4 Shivshankar, 
Shrikrishna , Bheemsen F /o Banwari 
Ramasnehi W /o Banwari S . Part 1/4 Cast 
Thakur Resident Village Land Owner 


Private 


irrigated 


0 .03 


765 


Viilage : Ranpur 


117 


Government 


Government 


nahar 


nahar 


10.11 


0 . 11 


Govt. 
117 


Viilage: Thara 


18 | 1870 


Private 


irrigated 


0 . 01 


Mahendra Singh , Gopal Singh Putragan 
Bhogiram Singh Hi. 1/9 Ajaypal, 
Ashwini ,Mragendrasingh , Shersingh 
Putragan Ramsingh S . Bhag 1/6 Triveni 
Bewa Vikramsingh , Vijendrasingh , 
Krishnapalsingh , Sanjay , Raghvendra 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


Putragan Vikramsingh S . Bhag 1/6 
Arvind Putra Rajendra Singh Hi. 1/6 S . 
Bhag Ramniwas Putra Lajjaram Hi. 1/6 
S . Bhag , Dharmendra Singh Putra 
|Narendrasingh , Rajkumari Bewa 
Narendrasingh Hi. 1/ 18 Bhag Vimladevi 
Bewa Gajendrasingh , Ashish , Ajit , 
Abhimanyu, Dhananjay Putragan 
Gajendrasingh , Ruchi Putri Gajendra S . 
Bhag 1/6 Jati Thakur Ni. Gram Bhoomi 
Swami 
1870 


||19 ||1871 


Private 


vate 


irrigated 


0 .03 


Ramniwas Putra Lajjaram 1 / 3 Vimla 
Devi Bewa Gajendra Singh Ashish Ajit 
| Abhimanyu Dhananjay Putragan 
Gajendra Ruchi Putri Gajendra Hi . 1/3 
Ramkali Bewa Lakshman Mithilesh Putri 
Lakshman Jati Thakur 
1871 


TOTAL 


|| 1.04 


[F. No. CE-RO BPL /30010/05 /2017 - 18 /3A4/3D4 ] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed by 
MANOJ KUMAR MANOJKUMAR VERMA 
VERMA 


Date : 2019 .07 .01 
22 :04 :32 + 05 30 


